निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 748 ) पटना , वृहस्पतिवार , 24 अगस्त 2017 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

23 अगस्त 2017 
सं० 4 / वि1 - 10 - 24 / 2012 - 6837 - गृ0आ0 — बिहार पुलिस अधिनियम , 2007 ( अधिनियम , 7, 2007 ) की 
धारा - 55 , सह - पठित धारा- 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार 
खेल - कूद , नीति - 2013 की अनुसूची क के क्रमांक - I का ( क ) निम्नलिखित द्वारा, तुरंत के प्रभाव से, प्रतिस्थापित करते 
हैं : 

"( क ) विशेष खेल - कूद समिति 
क्र० सं० पदाधिकारियों के नाम 

चयन समिति के पद 


2 

3 
पुलिस महानिदेशक , बिहार । 

अध्यक्ष 
2. पुलिस महानिदेशक , बिहार सैन्य पुलिस / अपर पुलिस महानिदेशक , बिहार सदस्य । 

- सैन्य पुलिस, बिहार । 
| 3. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय ) बिहार । 

सदस्य 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रंजन कुमार सिन्हा, 

सरकार के अपर सचिव । 

23 अगस्त 2017 
सं० 4 / वि1 - 10 - 24 / 2012 - 6837 - गृ0आ0 दिनांक 23 अगस्त 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड ( 3 ) के 
अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

रंजन कुमार सिन्हा, 
सरकार के अपर सचिव । 


PER TOT ( 3RITETUT ), 24 30ta 2017 

The 23rd August 2017 
No. 4 /B -1 -10 -24 /2012-6837- HP — In exercise of the powers conferred under Section -55 read 
with Section - 94 of the Bihar Police Act, 2007 (Act 07 , 2007 ) , the Governor of Bihar is hereby 
pleased to substitute ( A ) of S .N .- 1 of Schedule A of the Bihar Police Sports Policy , 2013 by the 
following with immediate effect : 

" ( A ) Special Sports Committee 


Name of the official 


The Post in selection 

Committee . 


No. 


1 


Director General of Police , Bihar 


Chairman 


Director General of Police, BMP/Addl. Director General of 
Police , BMP, Bihar 


Member 


3. 


Addl. Director General of Police , (Head Quarter), Bihar 


Member 


By order of the Governor of Bihar 

Ranjan Kumar Sinha , 
Addl. Secretary to Govt. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
PER TOT ( 3TVITERUT )748 -571 + 200 - stochouten 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


